निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार 16 मार्च 2018 


( सं0 पटना 250 ) 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

30 जनवरी 2018 
सं० वन / पर्या0 - 106 / 1997 ( खंड - I) - 99(ई ) / प0व0 , — बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पुर्नगठन 
हेतु निर्गत अधिसूचना सं0 - 24(ई0), दिनांक 09.01. 2018 के क्रम में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 
1974 की धारा -4(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा -4(2)(c), 4(2)(d), तथा 4(2) e) के 
प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः स्थानीय निकाय , औद्योगिक क्षेत्र एवं सरकारी निगम / कम्पनी 
के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है: 
(1) महापौर नगर निगम, पटना । 

सदस्य 
___ महापौर नगर निगम , भागलपुर , 
महापौर नगर निगम, मुजफ्फरपुर 

सदस्य 
अध्यक्ष, नगर परिषद् / नगर पंचायत मोतिहारी 

सदस्य 
श्री पी0 के0 अग्रवाल, सी०ए० , पथ सं0 - 26 , श्री कृष्ण नगर , पटना 
( उद्योग क्षेत्र) 

सदस्य 
बिहार राज्य जल पर्षद् के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि 
(मुख्य अभियंता से अन्यून ) 


( 2) 


सदस्य 


(3) 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 मार्च 2018 
(7 ) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिम्टेड के अध्यक्ष - सह 

प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि (मुख्य अभियंता से अन्यून ) सदस्य 
2. विभागीय अधिसूचना सं0 - 24( ई0), दिनांक 09.01 .18 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 250-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


